1342 


HARYANA GOVT . GAZ., NOV. 22, 2011 ( AGHN. 1, 1933 SAKA) 


[ PARTI 


जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग 


दिनांक 4 अक्तूबर , 2011 


क्रमांक 12/14/ 2011- पी ०एच० 2. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि नीचेविनिर्दिष्ट में वर्णित भूमि, सरकार द्वारा, 
सार्वजनिक खर्चे पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् जिला मल निकास एवं शोधन संयंत्र, शहर चरखी दादरी तहसील चरखी दादरी. 
जिला भिवानी के निर्माण हेतु अपेक्षित है और जिसके लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अधीन अधिसूचना संख्या 
12/14/ 2011- पी ०एच० (1 ), दिनांक 25 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित की गई थी । 

इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि उपरोक्त उद्देश्य के लिये अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 के उपबन्ध के अधीन उन सभी के लिये सूचनार्थ है जिसका इसके साथ सम्बन्ध 
है और धारा 7 के तहत जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, भिवानी को निर्देश दिया जाता है कि कही गई भूमि अभिग्रहण 
के लिये आदेश ले । 


भूमि के नक्शे का निरीक्षण, जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, भिवानी या कार्यकारी अभियन्ता , जन स्वास्थ्य 
अभियांत्रिकी मण्डल नं 0 3, भिवानी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है । 


विशिष्टि 


1 . 


जिला 


भिवानी 


2. 


तहसील 


चरखी दादरी 


3. 


गांव 


कपूरी 


4 . 


हदबस्त नं ० 


171 


5 . 


कुल क्षेत्र 


•. 


5 एकड़, 1 कनाल, 8 मरला 


जिला 


तहसील 


गांव 


हदबस्त नं ० 


खसरा संख्या 


क्षेत्रफल 


किला संख्या 


कनाल 


मरला 


भिवानी 


चरखी दादरी कपूरी 


171 


13// 


15 


8 


0 


16 


8 


0 


25 


8 


0 


14/1 


11/1/1 


1 


13 


11/2/2 


4 


3 


20/2/1 


2 


16 


20/2/2 


-- 


17 


20/2/3 


1 


3 


21/1 


5 


16 


कुल 


41 


8 


या कुल क्षेत्र = 5 एकड़, 1 कनाल , 8 मरला 


पी ० के ० गुप्ता, 


वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चण्डीगढ़ । 


PARTI 


HARYANA GOVT. GAZ ., NOV . 22 , 2011 (AGHN . 1, 1933 SAKA ) 


1343 


PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT 


The 4th October, 2011 
No. 12 /14 /2017-PH -2. -— Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that only the land described in the 
specification below is needed by Government, at public expense, for a public purpose, namely , to be acquired for 
" Construction ofDisposal and Sewage Treatment Plant of Charkhi Dadri Town, Tehsil Charkhi Dadri, District Bhiwani" for 
which notification has been issued vide No. 12 /14 /2011 -PH - 1, dated 25th April , 2011 under Section 4 of the Land Acquisition 
Act, 1894 and published in HaryanaGovernment Gazette, dated 25th April, 2011. 

It is hereby declared that only land described in the specification below is needed for the above purpose . 


This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 , for the information 
of all to whom it may concern and under the provisions of Section 7 of the said Act, the District Revenue Officer- cum -Land 
Acquisition Collector, Bhiwani is hereby directed to take orders for acquisition ofsaid land . 

The plans of the land and all other details may be inspected in the offices of the District Revenue Officer-cum 
Land Acquisition Collector, Bhiwani and Executive Engineer, Public Health Engineering Division No. 3, Bhiwani on any 
working day . 


Specification 


1 . 


District 


Bhiwani 


2 . 


Tehsil 


Charkhi Dadri 


3 . 


Village 


Kapoori 


4 . 


Total Area 


: 


5 Acre , 1 Kanal, 8 Marla 


5 . 


Hadbast No. 


.. 


171 


District 


Tehsil 


Village 


H.B.No. 


Khasra Nos. 


Area 


Kanal 


Marla 


Bhiwani 


Charkhi Dadri Kapoori 


171 


13 // 15 


8 


0 


16 


8 


0 


25 


8 


0 


14/1 11/1/1 


13 


11/22 


4 


3 


20/2/1 


2 


16 


20/2/2 


17 


20/2/3 


3 


21/1 


5 


16 


Total 


41 


8 


or Total = 5 Acre 1 Kanal 8 Marla 


P. K. GUPTA , 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 

GovernmentHaryana , 
Public Health Engineering Department, Chandigarh . 


